रजिस्ट्री सं.डी.एल.- 33004/ 99 


REGD.No. D. L. - 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत 
The Gazette of India 


राजपत्र 


चा 


सी.जी.- डी.एल.- अ .- 15102020-222455 

CG - DL - E - 15102020-222455 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II- खण्ड 3 — उप - खण्ड ( i) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 3186 ] 
No. 3186 ] 


नई दिल्ली , बुधवार, अक्तूबर 14 , 2020 / आश्विन 22 , 1942 
NEW DELHI, WEDNESDAY , OCTOBER 14 , 2020 /ASVINA 22 , 1942 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 14 अक्तूबर , 2020 
का.आ. 3598( अ). केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय , की अधिसूचना संख्या का.आ. 2312 ( अ) तारीख 13 जुलाई 2020 , जो भारत के 
राजपत्र , असाधारण , भाग –II , खंड -3, उपखंड ( ii ) , में प्रकाशित की गई थी , द्वारा महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले मे राष्ट्रीय 
राजमार्ग संख्या 353 डी के किमी. 8.300 से किमी 54.385 तक के भूखंण्ड ( नागपूर -उमरेड सेक्षन) के निर्माण ( चौडा 
करने / चार लेन का बनाने , आदि) अनुरक्षण , प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना से उपबद्व अनुसूची मे विनिर्दिष्ट 
भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है . के निर्माण के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपबद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन 28 जुलाई 2020 तारीख 
को “.पुण्यनगरी “(मराठी ) और “ द हितवाद " ( अंग्रेजी ) दोनो में प्रकाशित किया गया था , 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम अधिकारी ने उस पर विचार कर लिया है और आक्षेपो का अननुज्ञात कर दिया 


स 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


4911GI/ 2020 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( il) 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी को उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए; 

और, अब, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में , यह घोषणा करती है 
कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक 
रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी। 

अनुसूची 
महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 353 - डी के कि.मी 8.300 से 54.385 तक (नागपुर - उमरेड सेक्शन ) के लिए 

अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


राज्य का नाम : महाराष्ट्र 


जिले का नाम : नागपुर 


क्रमिक सर्वेक्षण संख्या || भूमि का प्रकार || भूमि की प्रकृति 
| संख्या 


भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


भूमि का 
क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


तालुक का नाम : नागपूर ( ग्रामीण ) 


गांव का नाम : कलामना 


ताराचंद सिताराम अग्रवाल , गोपालदास 
सिताराम अग्रवाल , नरेशचंद्र सिताराम 


1 


146/147/3 


निजी ( क्लास १ ) 


नॉन 
एग्रीकल्चर 


0.0534 


अग्रवाल 


( १४६/१४७/३) 


गांव का नाम : तकली ( गोसाई) 


2 


32 


निजी( क्लास २ ) || एग्रीकल्चर 


10.29 


सचिन शरदराव आनंदीकर 
( ३२ ) 


तालुक का नाम : उमरेड 


गांव का नाम : उकादवाही 


1 


128 


निजी ( क्लास २ ) | एग्रीकल्चर 


| 0.6115 


रविंद्र गोविंदराव कावरे 
( १२८ ) 


गांव का नाम : उटी 


2 


1 


सरकारी ( महाराष्ट्र 

आबादी 
सरकार ) 


10.204911 


सव्हे नंबर 1 मध्ये खालील मालमत्ता 
धारकाचे घरे आहेत ----- 1 ) बिसन 
मारोती वरठे ( 0.003090 ) , 2 ) मंगल 
मारोती वरठे ( 0.002649 ) , 3 ) 
सरस्वती श्रीराम वरठे ( 0.006097 ) , 4 ) 
शरद सहादेव वरठे ( 0.002787 ) , 5 ) 
ब्रम्हानंद चैधरी ( 0.004515 ) , 6 ) 


[ भाग —खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


, 


, 


, 


, 


महादेव भिकाजी चैधरी ( 0.001780 ) , 
7) देवानंद महादेव चैधरी ( 0.004209 ) 
8 ) राजेंद्र महादेव चैधरी ( 0.005909 ) 
9 ) विठठ्ल पुंडलिक पाल ( 0.013935 ) 

10 ) मंदा रमेश अरतपायरे 
( 0.004181) , 11 ) महादेव बळीराम 
अरतपायरे ( 0.006187 ) , 12 ) राजेदं र 
बळीराम अरतपायरे ( 0.003332 ) , 13 ) 
सदाशिव कान्हु आंबाडारे ( 0.024759 ) , 
14 ) विठठ्ल पुंडलिक पाल ( 0.011435 ) 
, 15 ) शत्रुघ्न चंद्रकांत अरतपायरे 
( 0.005203 ) , 16 ) ज्ञानेश्वर बापुराव 
इरपाते ( 0.001561 ) , 17 ) रामेश्वर 
बापुराव इरपाते ( 0.010684 ) , 18 ) 
देवराव चैतु चुरणकार ( 0.009742 ) , 
19 ) चंद्रभागा चंद्रभान अरतपायरे 
( 0.009290) , 20 ) नागो शंकरराव 
राउत ( 0.004905 ) , 21 ) भगवान 
शंकरराव राउत ( 0.005946 ) , 22 ) 
नामदेव विठोबा सायरे ( 0.021039 ) , 
23) सुनिल घनशाम अरतपायरे 
( 0.007154 ) , 24 ) जिल्हा परिषद 
शाळा ( 0.034522) , 
कुल ..... 0.204911 


कुल 


1.1598 


[ फा . सं . NH-12037 /85 / 2015 - MAH/ 3D5 ] 

राजेश गुप्ता, उप सचिव 
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 14th October, 2020 
S.O. 3598 ( E ).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways, number S.O. No. 2312 ( E ), dated the 13th July , 2020 , published in Gazette of India , Extraordinary , 
Part II , Section 3 , Sub- section ( ii ) issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the National Highways Act, 1956 ( 48 
of 1956 ) ( hereinafter referred to as the said Act ), the Central Government declared its intention to acquire the land 
specified in the Schedule annexed to the said notification for building ( widening / four- laning etc ) , maintenance, 
management and operation of National Highway No. 353D in the stretch of land from Km . 8.300 to Km . 54.385 in the 
District of Nagpur in the state of Maharashtra . Hereby declares its intention to acquire such land. 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( il) 


And whereas, the substance of the said notification has been published in "PunyaNagari " (Marathi) and “ The 
Hitwada” (English ) both Dated 28th July 2020 under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act; 

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
Competent Authority: 

And whereas, in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by sub - section ( 1 ) of section 3D of the said , Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further, in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notiſication in the Official Gazette, the land spcciſicd in the said Schedulc shall 
vest absolutely in the Central Government, free from all encumbranccs. 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure, falling within the stretch of land from 

Km . 8.300 to Km . 54.385 on the National Highway No.353D in the State of Maharastra 


State : MAHARASHTRA 


District: NAGPUR 


Sr. 
No. 


Nature of Land 


Survey 
Number 


Type of Land 


Area in 
Hectare 


Name of the Land 
Owner / Interested Person 

Part Survey No : 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Taluk : Nagpur (Rural) 


Village : Kalamana 


1 


146/147/3 


Private ( CLASS 1 ) 


NON - 
AGRICULTURE 


0.0534 


Tarachand Sitaram Agrawal , 
Gopaldas Sitaram Agrawal , 
Nareshchandra Sitaram Agrawal 
146/147/3 


Village : Takli (Gosai) 


2 


32 


Privalc ( CLASS 2 ) 


AGRICULTURE || 0.29 


CULT 


Sachin Sharadrao Anandikar 
32 


Taluk : Umred 


Village : Ukadwahi 


1 


128 


Private (CLASS 2 ) 


AGRICULTURE 


0.6115 


Ravindra Govindrao Kaware 
128 


Village: Uti 


2 


1 


Government(Government 
ofMaharashtra ) 


Abadi 


0.204911 


Following Structures are acquired 
in Uti Gaothan in Survey no . 1 --- 
1 ) Bisan Maroti Varthc ( 0.003090 ) 

2 ) Mangal Maroti Varthe 
(0.002649) , 3 ) Saraswati Shriram 
Varthe ( 0.006097 ) , 4 ) Sharad 
sahadeo Varthe ( 0.002787 ) , 5 ) 
Brhamhanand Chaudhari 
( 0.004515 ) , 6 ) Mahadeo Bhikaji 
Chaudhari ( 0.001780 ) , 7 ) 
Devanand Mahadco Chaudhary 
( 0.001780 ) , 8 ) Rajendra Mahadeo 
Chaudhary (0.005909 ) , 9 ) Vitthal 
Pundalik Pal (0.013935 ) , 10 ) 
Manda Ramesh Aratpayare 
( 0.004181) , 11) Mahadeo Baliram 

Aratpayare (0.006187 ) , 12 ) 
Rajendra Baliram Aratpayare 


TYTT 11—945 3 (11) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 


( 0.003332 ) , 13 ) Sadashiv Khanu 
Amadare ( 0.024759 ) , 14 ) Vitthal 
Pundalik Pal ( 0.011435 ) , 15 ) 
Shatrughna Chandrakant 
Aratpayare ( 0.005203 ) , 16 ) 
Dnyaneshwar Bapurao Irpate 
( 0.001561 ) , 17 ) Rameshwar 
Bapurao Irpate ( 0.010684 ) , 18 ) 
Deorao Chaitu Churankar 
( 0.009742) , 19 Chandrabhaga 

Chndrabhan Aratpayre ( 0.009290 ) , 
20 ) Nago Shankarrao Raut 
( 0.004905 ) , 21 ) Bhagwan 
Shankarrao Raut ( 0.005946 ) . 22 ) 
Namdco Vithoba Sayarc 
( 0.021039 ) , 23 ) Sunil Ghanshyam 
Aratpayarc ( 0.007154 ) . 24 ) Z.P. 
School ( 0.034522 ) . Total------- 
0.204911 
1 


TOTAL 


1.1598 


[F.No. NH - 12037 /85 / 2015 -MAH / 3D5] 

RAJESH GUPTA , Dy . Secy , 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road, Mayapuri, New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


SURENDER MAHADA SAM 


Digitally signedby SURENDER 
MÁHADASAM 
Date 2020.10.15 12 18:20 + 06 30 


